रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 605 ] 
No . 605 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , अगस्त 31, 2016 / भाद्र 9 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31 , 2016 /BHADRA 9, 1938 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 अगस्त , 2016 
सा . का .नि. 839 (अ). – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उप -धारा 
( 2) के खण्ड ( घ) के साथ पठित उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा , विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग (भर्ती) नियमावली , 1983 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भर्ती) नियमावली , 1993 तथा उनके 
संशोधनों जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कतिपय पदों अर्थात् संयुक्त सचिव, उप सचिव, कनिष्ठ सांख्यिकीय 
अधिकारी , वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक, आशुलिपिक , अवर श्रेणी लिपिक एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ ( एमटीएस) की भर्ती की 
पद्धति को विनियमित करते हैं , के अधिक्रमण में निम्नलिखित नियमावली बनाती है: 
( 1 ) लघु शीर्षक और आरंभ 

I. इन नियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती नियमावली , 2016 कहा जाएगा । 

II. यह शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 
( 2) लागू होना- येनियम इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे । 
( 3) पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके साथ संलग्न वेतनमान, उक्त 

अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा निर्दिष्ट होंगे । 
( 4) भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पदों की भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा , अर्हताएं तथा उनसे 

जुड़े अन्य संबद्ध मामले , उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 12 में यथा निर्दिष्ट होंगे । 


4229 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( 5 ) अपात्रता 


(i) कोई भी व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए अर्हताप्राप्त नहीं होगा यदि वह भारत का नागरिक 

नहीं है अथवा व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जो समय - समय पर इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 

किए जाएं । 
( ii ) कोई भी व्यक्ति 


( क) जिसने पहले से विवाहित किसी व्यक्ति / महिला से विवाह किया है; अथवा 

( ख) जिसका पति /पत्नी जीवित है और उसके किसी अन्य व्यक्ति / महिला से विवाह किया है, 
उक्त पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि ऐसे व्यक्ति को लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत ऐसा विवाह और विवाह के लिए दूसरा पक्ष 
स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं , पर संतुष्ट होती है, तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे 
सकती है । 
( 6) व्यावृत्ति - इस नियमावली से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों को 

केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान किये जाने वाले आरक्षण, आयु 

सीमा में छूट तथा अन्य अपेक्षित छूटें कुछ भी प्रभावित नहीं होंगी। 
( 7) व्याख्या - यदि इस नियमावली की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया 
जाएगा । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संयुक्त सचिव के लिए भर्तीनियम 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या । वर्गीकरण वेतन बैंड एवं ग्रेड पे / | क्या ये | सीधी भर्ती के लिए आयु- सीमा 

सीधी भर्ती के 
वेतनमान 

चयन पद 
हैं अथवा 

गैर - चयन 
1 2 

3 

4 
संयुक्त सचिव 17 *( वर्ष 

| वेतन - बैंड - 4 

50 वर्ष ( केन्द्र सरकार , राज्य सरकार , 
2014 ) रू . 37400 - 67000 के 

विश्वविद्यालयों , स्वायत्त निकायों के 
साथ ग्रेड पे रू . 8700 

कर्मचारियों और अ . जा . / अ . ज . जा . / 
अ . पि . व ./ विकलांग और केंद्र सरकार द्वारा 
समय - समय पर जारी आदेशों /निर्देशों के 
अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को 
पांच वर्ष तक की छूट ) 


समूह क 


चयन 


सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य | क्या सीधी भर्ती वालों । परिवीक्षा 
अर्हताएं 

के लिए निर्धारित आयु | अवधि , यदि 
और शैक्षिक अर्हता , 
पदोन्नति के मामले में 
भी लागू होगी 


भर्ती की पद्धति क्या ये सीधी भर्ती 
अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा 
प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा है और 
विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने 
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 

10 
75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ( इसके 
न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ) और 
25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


ood 


12 वर्ष ( सीधी 
भर्ती के लिए ) 


अनिवार्य : 
1. किसी भी विषय में डॉक्टरेट के साथ स्नातकोत्तर 
डिग्री में प्रथम या द्वितीय श्रेणी; 
2. उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय या कॉलेज 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अथवा शैक्षिक प्रशासन में न्यूनतम 12 वर्ष का 
पढ़ाने / अनुसंधान का अनुभव 
3(i) मूल कैडर/ विभाग में नियमित आधार पर 
अनुरूप पद धारण करने वाला अथवा 
3(ii ) मूल कैडर/ विभाग में पे बैंड- 3 ( रू. 15600 
39100 ) के साथ ग्रेड पे रू . 7600 या समकक्ष में 
नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 5 
वर्ष की सेवा प्रदान की हो । 


__ 12 


पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे क्या कोई विभागीय पदोन्नति समिति ऐसी परिस्थितियां 
यह पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है 

अस्तित्व में है, इसकी संरचना क्या है जिनमें संघ लोक 

सेवा आयोग से 
भर्ती करने में 
परामर्श किया 

जाना है 
11 

13 
पदोन्नति : आयोग में उप सचिव के पद पर इस ग्रेड में लगातार 5 वर्ष की डीपीसी अथवा चयन समिति का गठन लागू नहीं 
नियमित सेवा 

(i) अध्यक्ष , यूजीसी - अध्यक्ष 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( क): केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार , (ii) उपाध्यक्ष , यूजीसी; 
विश्वविद्यालय और स्वायत्त निकायों के अंतर्गत अधिकारी ; 

(iii) अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा आयोग के दो 
(i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो । नामित - सदस्य ; 
अथवा 

(iv ) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि 
( ii ) मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड- 3 ( रू. 15600 - 39100 ) के साथ ग्रेड पे 
रू . 7600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में 5 
वर्ष की सेवा प्रदान की हो । 


और 


( ख ) निम्नलिखित अर्हता रखता हो : 
शैक्षिक प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव । 
नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर पद में 
प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से ठीक पहले है 
तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन केन्द्र सरकार के किसी विभाग में है, 
आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
(ii ) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति 
की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित । जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उप सचिव के लिए भर्ती नियम 
___ अनुसूची 

5 
उप सचिव 16 *(वर्ष समूह क वेतन - बैंड - 3 , 

चयन 45 वर्ष ( केन्द्र सरकार , राज्य 
2014 ) रू .15600 - 39100 के 

सरकार, विश्वविद्यालयों , स्वायत्त 
साथ ग्रेडपे रू .7600 

निकायों के कर्मचारियों और अ. जा . / 
अ . ज . जा . / अ. पि . व ./ विकलांग और 
केंद्र सरकार द्वारा समय- समय पर 
जारी आदेशों /निर्देशों के अंतर्गत 
अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को 
पांच वर्ष तक की छूट ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (i) ] 


10 


2 वर्ष ( सीधी 
भर्ती के लिए ) 


75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ( इसके 
न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा) और 
25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


अनिवार्य : 
1. अच्छे अकादमी रिकार्ड के साथ मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री ; 
2. उच्चतर शिक्षा में विश्वविद्यालय या कॉलेज अथवा शैक्षिक 
प्रशासन में न्यूनतम 7 वर्ष का पढ़ाने/ अनुसंधान का अनुभव 
3(i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद 
धारण किया हो ; अथवा 
3(ii ) मूल कैडर /विभाग में पे बैंड- 3 ( रू . 15600 - 39100) के 
साथ ग्रेड पे रू . 6600/ - या समकक्ष में नियमित आधार पर 
नियुक्ति के साथ - साथ इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो ; 
वांछनीय 
किसी भी विषय में डॉक्टरेट 


13 
लागू नहीं 


11 

12 
पदोन्नति : आयोग में अवर सचिव अथवा शिक्षा अधिकारी के ग्रेड । (i) अध्यक्ष, यूजीसी - अध्यक्ष 
में लगातार 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ ; पदोन्नति में शिक्षा 

( ii) अध्यक्ष , यूजीसी द्वारा आयोग के दो नामित 
अधिकारी/ अवर सचिव की परस्पर वरिष्ठता संबंधित ग्रेड में 

सदस्य ; 
लगातार नियमित सेवा के आधार पर मानी जाएगी । 

(iii) एक बाह्यविशेषज्ञ ( यूजीसी अध्यक्ष द्वारा नामित 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण ( क ): केन्द्रीय सरकार , राज्य 

किया गया); 
सरकार , विश्वविद्यालय और स्वायत्त निकायों के अंतर्गत 

(iv ) केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि 
अधिकारी; 


( i) मल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण 
किया हो ; अथवा 


(ii) मूल कैडर/विभाग में बैंड- 3 ( रू . 15600 - 39100 ) के साथ 
ग्रेड पे रू . 6600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के 
बाद इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो और 
( ख ) निम्नलिखित अर्हता रखता हो : 
शैक्षिक प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव 
नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर 
पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से 
ठीक पहले है तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन / केन्द्र सरकार 
के किसी विभाग में है, आमतौर पर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी 
(ii) प्रतिनियक्ति पर नियक्ति हेत अधिकतम आय- सीमा आवेदन 
की प्राप्ति की अंतिम तारिख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं 
होनी चाहिए। 
* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित । जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के लिए भर्ती नियम 


___ अनुसूची 


2 


1 
कनिष्ठ सांख्यिकी 
अधिकारी 


3 
समूह ख 


4 
| वेतन बैंड- 2 रू . 9300 - 34800 के 
| साथ ग्रेड पे रू .5400 / 


5 
लागू नहीं 


। । ख्यका । 00 


लागू नहीं 


*(वर्ष 2014 ) 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


10 
पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने 
| पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


11 


12 


13 
पदोन्नति: वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के रूप में लगातार पांच वर्ष | (i) सचिव , यूजीसी - अध्यक्षः 

| लागू नहीं 
की नियमित सेवा 

( ii) अपर सचिव, यूजीसी (अध्यक्ष , यूजीसी द्वारा 
प्रतिनियुक्ति : 
( क ) केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारीः 

नामित किया जाएगा): 
(i) मूल कैडर विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण | (iii) दो बाह्य विशेषज्ञ ( अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा 
किया हो ; अथवा 

नामित किए जाएंगे ): 
( ii ) मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड - 2 ( रू. 9300 - 34800 ) के | (iv ) केन्द्र सरकार का एक प्रतिनिधि 
साथ ग्रेड पे रू . 4200 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति 
के बाद इस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा प्रदान की हो ( अथवा मूल 
कैडर/विभाग में वेतन बैंड -2 ( रू. 9300- 34800 ) के साथ ग्रेड पे 
रू . 4600 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस 
ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा प्रदान की हो 
और 
( ख ) निम्नलिखित अर्हता रखता हो : 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित 
अथवा अर्थशास्त्र / वाणिज्य ( एक विषय के रूप में सांख्यिकी 
सहित ) में प्रथम अथवा दूसरी श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा 
कम्प्यूटर एप्लीकेशन / सांख्यिकी पैकेज का ज्ञान 
वांछनीयः 
केन्द्र सरकार राज्य सरकार विश्वविद्यालयों/पीएसयू/ स्वायत्त 
निकायों में डाटा विश्लेषक और इंटरप्रटेशन अथवा संगत क्षेत्र में 
दो वर्ष का अनुभव । 
नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर 
पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से 
ठीक पहले है तथा यह इसी या किसी अन्य संगठन केन्द्र सरकार 
के किसी विभाग में है, आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ; 
( ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन 
की प्राप्ति की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 
* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित । जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए । 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के लिए भर्ती नियम 

अनुसूची 
1 

2 3 4 

5 
वरिष्ठ सांख्यिकी | 11 समूह ख | वेतन बैंड - 2 रू. 9300- | लागू नहीं | 35 वर्ष ( केन्द्र सरकार , राज्य सरकार , 
सहायक *(वर्ष 1983 ) 34800 के साथ ग्रेड पे 

विश्वविद्यालयों , स्वायत्त निकायों के 
रू . 4200 

कर्मचारियों और अ. जा ./ अ . ज . जा ./ अ. पि . व ./ 
विकलांग और केंद्र सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी आदेशो / निर्देशो के अंतर्गत 
अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच 
वर्ष तक की छूट ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


8 
लागू नहीं 


दो वर्ष 


10 

. 
सीधी भर्ती द्वारा (लिखित 
और कौशल परीक्षा ), जिसके 
न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी 
अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र /वाणिज्य ( एक विषय 
के रूप में सांख्यिकी सहित ) में प्रथम अथवा दूसरी 
श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा कम्प्यूटर 
एप्लीकेशन/ सांख्यिकी पैकेज का ज्ञान 
वांछनीयः 
केन्द्र सरकार राज्य सरकार विश्वविद्यालयों / 
पीएसयू / स्वायत्त निकायों में डाटा विश्लेषक और 
इंटरप्रटेशन अथवा संगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । 


11 


12 


13 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


प्रतिनियुक्ति : 
( क ) केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारीः 
(i) मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किया हो ; 
अथवा 
(ii) मूल कैडर/विभाग में वेतन बैंड-1 ( रू.5200- 20200 ) के साथ ग्रेड पे 
रू .2800 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद इस ग्रेड में छ: 
वर्ष की सेवा प्रदान की हो ; 


और 


( ख) कॉलम ( 7) के अनुसार अर्हताएं और अनुभव रखता हो ; 
नोट: (i) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें किसी अन्य बाह्य कैडर पद में 
प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है और जो इस नियुक्ति से ठीक पहले है तथा 
यह इसी या किसी अन्य संगठन केन्द्र सरकार के किसी विभाग में है, आमतौर 
पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ; 
(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की 
अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
* कार्यभार पर निर्भर परिवर्तन पर आधारित । जिस वर्ष में सूचक संख्या मौजूद है उन्हें कोष्ठक में दिया जाना चाहिए । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आशुलिपिक के लिए भर्ती नियम 

अनुसूची 
1 2 3 4 

5 
आशुलिपिक 

समूह ग वेतन 

लागू नहीं | 30 वर्ष ( केन्द्र सरकार , राज्य सरकार , 
( वर्ष 2014 ) बैंड - 1 

विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों 
रू . 5200 - 20200 के 

और अ. जा . / अ. ज . जा . / अ. पि .व ./ विकलांग और 
साथ ग्रेड पे 

केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों 
रू . 2400 

निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के 
उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छट ) 


क | 13 


9 
दो वर्ष 


लागू नहीं 


10 
सीधी भर्ती द्वारा (लिखित 
और कौशल परीक्षा ) 


( क ) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 
12वीं पास अथवा उसके समकक्ष । 
( ख ) कौशल परीक्षा मानदंड (डिक्टेशनः 10 मिनट @ 
80 शब्द प्रतिमिनट 
ट्रांसक्रिप्शनः कम्प्यूटर पर 50 मिनट ( अंग्रेजी), 65 
मिनट (हिन्दी ) ( ग ) कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 


12 


13 


11 
लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


1 

2 
अवर श्रेणी | 126 
लिपिक 

( वर्ष 2014 ) 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के लिए भर्ती नियम 

अनुसूची 
3 4 

5 
समूह ग || वेतन बैंड-1, लागू नहीं | 30 वर्ष (केन्द्र सरकार , राज्य सरकार , 
रू . 5200 - 20200 के 

विश्वविद्यालयों , स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों 
साथ ग्रेड पे 

और अ . जा . / अ . ज . जा . / अ. पि . व ./ विकलांग और 
रू . 1900 

केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों । 
निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों 
को पांच वर्ष तक की छूट ) 


लागू नहीं 


दो वर्ष 


10 
सीधी भर्ती द्वारा 
(लिखित और कौशल 
परीक्षा ) 


अनिवार्य : 
( क ) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं 
पास अथवा उसके समकक्ष । 
( ख ) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट अथवा 
हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टाइपिंग स्पीड 
( ग ) कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान 
| वांछनीयःकिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 


12 


13 
लागू नहीं 


लागू नहीं 


। 


(i) सीधी भर्ती द्वारा 85 % ; 
(ii) 10 % रिक्त पद 1800 रूपए के ग्रेड वेतन में समूह ग स्टाफ और जो 12वीं पास या उसके 
समकक्ष अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो , विभागीय 
अर्हता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे । परीक्षा हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 
वर्ष है। ( अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आयु 50 वर्ष ) 
टिप्पणीः 
खण्ड ( ii ) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो 
कर्मचारियों की इस अतिरिक्त संख्या पर तदन्तर वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए 
विचार किया जाएगा ताकि पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर बाद की 
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके । 
(ii) 5 % रिक्तियां वरिष्ठता - सह - उपयुक्तता आधार पर समह ग के ऐसे कर्मचारियों से भरी 
जाएंगी जिन्होंने 1800 रूपए के ग्रेड वेतन वाले पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो । 


1 
मल्टी टास्किंग 
स्टाफ 


लागू नहीं 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती नियम 

अनुसूची 
2 3 4 

5 
70 

समूह वेतन बैंड- 1 

30 वर्ष ( केन्द्र सरकार , राज्य सरकार , 
| ( वर्ष 2014 ) रू .5200- 20200 के 

विश्वविद्यालयों , स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों 
साथ ग्रेड पे रू . 1800/ -. 

और अ. जा . / अ . ज . जा . / अ . पि .व ./ विकलांग और 
केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों 
| निर्देशों के अंतर्गत अन्य विशेष श्रेणी के 
उम्मीदवारों को पांच वर्ष तक की छूट ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


10 
सीधी भर्ती ( लिखित एवं कौशल परीक्षा ) 


मैट्रिक अथवा इसकी समतुल्य परीक्षा 


लागू नहीं 


दो वर्ष 


11 
लागू नहीं 


12 
लागू नहीं 


13 
लागू नहीं 


[91. # . 4 -43/ 2014 - 11T ] 


एस. एस . संधु, संयुक्त सचिव 


( 3 ) 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Higher Education ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th August , 2016 
G .S .R . 839( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (d ) of 
sub - section (2 ) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956 ), the Central Government 
hereby makes the following rules in supersession of University Grants Commission (Recruitment) Rules, 1983 and 
University Grants Commission (Recruitment) Rules , 1993 and their amendments regulating the method of recruitment to 
certain posts in the University Grants Commission , namely Joint Secretary, Deputy Secretary , Junior Statistical Officer, 
Senior Statistical Assistant, Stenographer , Lower Division Clerk and Multitasking Staff (MTS): 
( 1) Short title and commencement 

I. These rules may be called the University Grants Commission Recruitment Rules, 2016 . 

II. They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 
( 2 ) Application - These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules. 

Number of posts, classification and scale of pay - The number of posts , their classification and the scale of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule . 
(4 ) Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.- The method of recruitment to the said posts, 
age limit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 12 of the aforesaid 
Schedule. 
(5 ) Disqualification 

(i) No person shall be qualified for appointment to the posts mentioned in the schedule unless he is a citizen of 

India , or belong to such categories of persons as may , from time to time be notified in this behalf by the 

Central Government. 
(ii) No person 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to any of the said posts. 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

Saving- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -Servicemen and other special categories of 
person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 
Interpretation - If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be decided by the 
Central Government. 


(6 ) 


[ TT II – qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of post 


Joint Secretary 


Recruitment Rules For Joint Secretary in the University Grants Commission 

SECHEDULE 
Number of Classification Pay Band and Whether | Age limit for direct recruits 
post 

Grade Pay/ Pay selection post 
Scale 

or non 

selection post 
2 
17 Group ‘ A ’ 

PB - 4 

Selection 50 Years (relaxable upto 5 years for 
* ( Year 2014 ) Rs. 37400 

employees of CentralGovernment, 
67000 with GP 

State Government, Universities, 
of Rs. 8700 / 

Autonomous Bodies and candidates 
belonging to the SC /ST/ OBC /PWD 
and other special categories of 
persons specified in the 
orders/ instructions issued by the 
CentralGovernment from time to 
time in regard to age relaxation ) 


Educational 
qualifications 
direct recruits 


and 
required 


other 

for 


Period of probation , if 
any 


Whether age and 
educational 
qualification prescribed 
for direct recruits will 
apply in the case of 
promotes . 

8 
Yes 


Method of recruitment whether 
by direct recruitment or by 
promotion or by 
deputation/absorption and 
percentage of the vacancies to be 
filled by various method 

10 
75 % by promotion ( failing 
which by deputation ) and 25 % 
by direct recruitment. 


2 Years (for direct 
recruitment) 


Essential: 1. Doctorate in 
any discipline with First or 
second class Masters Degree ; 
2 . At least 12 years of 
experience 

of 
teaching /research in any 
University or college or 
educational administration in 
higher education ; 
3 (i) Holding analogous post 
on regular basis in the parent 
cadrel department; or 
3 ( ii ) With 5 years service in 
the grade rendered after 
appointment thereto on regular 
basis in Pay Band -3 ( Rs. 
15600 - 39100 ) with Grade Pay 
of Rs. 7600 or equivalent in 
the parent cadrel department. 


In case of recruitment by promotion / deputation / absorption / If a Departmental Promotion Circumstances in 
grade from which promotion / deputation /absorption to be made Committee exists what is its which Union 

composition 

Public Service 
Commission to be 
consulted in 
making 

recruitment 
11 

12 
Promotion : Deputy Secretary in the Commission with 5 years Composition of DPC or Not Applicable . 
continuous regular service in the grade . 

Selection Committee 
Transfer on deputation : 

i) Chairman , UGC - Chairman ; 
( a ) Officers under the Central Government, State Government, ii) Vice -Chairman , UGC ; 
Universities and Autonomous bodies: iii ) Two Member of 
(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Commission nominated by 
cadre /department; or 

Chairman , UGC; 


13 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


( ii)With 5years service in the grade rendered after iv ) One representative of the 
appointment thereto on regular basis in PB - 3 (Rs. 15600 Central Govt. 
39100 ) with GP of Rs. 7600 or equivalent in the parent 
cadre /department. 
AND 
(b ) Possessing the following qualifications 
5 Years of experience in educational administration . 
NOTE : (i) The period of deputation including the period of 
deputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other 
organization /department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed five years. 
(ii) The Maximum age limit for appointment by deputation 
shall be ‘Not exceeding 56 years as on the last date of receipt 
of applications. 

Subject to variation dependent on workload . The year in which the indicated number exists should be given 
with in brackets 
Recruitment Rules For Deputy Secretary in the University Grants Commission 

SECHEDULE 


3 
Group ‘ A ’ 


Deputy Secretary 


16 


Selection 


* ( Year 2014 ) 


PB - 3 
Rs. 15600 - 39100 
with GP of Rs. 
7600 / 


6 . 
| 45 Years ( relaxable upto 5 years 

for employees of Central 
Government, State Government, 
Universities, Autonomous 
Bodies and candidates belonging 
to the SC /ST/ OBC /PWD and 
other special categories of 
persons specified in the 
orders /instructions issued by the 
Central Government from time 
to time in regard to age 
relaxation ) 


9 


10 


Yes 


2 Years ( for direct 
recruitment) 


75 % by promotion (failing 
which by deputation ) and 
25 % by direct recruitment. 


Essential: 
1 . First class Masters Degree from a recognized 
University with a good academic record ; 
2 . At least 7 years of experience of teaching/ research 
in University or college or educational 
administration in higher education ; 
3 (i) Holding analogous post on regular basis in the 
parent cadre /department; or 
3 (ii) With 5 years service in the grade rendered after 
appointment thereto on regular basis in Pay Band - 3 
(Rs. 15600 - 39100 ) with Grade Pay of Rs. 6600 or 
equivalent in the parent cadrel department 
Desirable 
Doctorate in any discipline . 


13 
Not Applicable. 


11 

12 
Promotion : Under Secretary ori ) Chairman , UGC - Chairman ; 
Education Officer in the commission ii) Two members of the Commission to be 
with 5 years continuous regular service nominated by the Chairman , UGC ; 
in the grade ; the inter -se -seniority of the iii) One outside expert (to be nominated by 
Education Officer /Under Secretary in the Chairman , UGC) ; 
promotion quota shall be reckoned on iv ) One representative of the Central 
the basis of continuous regular service in Government. 
the respective grade . 


[ TT II , qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Transfer on deputation : 
(a ) Officers under the Central 
Government, State Government, 
Universities and autonomous bodies; 
(i) Holding analogous posts on regular 

basis in the parent 

cadre/department; or 
( ii ) With 5 years service in the grade 

rendered after appointment thereto 
on regular basis in PB - 3 (Rs. 
15600 -39100 ) with GP of Rs. 6600 
or equivalent in the parent 
cadre/department; 

AND 
(b ) Possessing the following 

qualification : 
5 years of experience in educational 
administration . 
NOTE : (i) The period of deputation 
including the period of deputation in 
another ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same 
or some other organization /department 
of the Central Government shall 
ordinarily not exceed four years. 
( ii ) The Maximum age limit for 
appointment by deputation shall be ‘Not 
exceeding 56 years as on the last date of 
| receipt of applications. 


Subject to variation dependent on workload . The year in which the indicated number exists should be given 
with in brackets 


Recruitment Rules For Junior Statistical Officer in the University Grants Commission 

SECHEDULE 


5 
Not Applicable 


6 
Not Applicable 


Junior Statistical 
Officer 


09 


Group B 


* ( Year 2014 ) 


PB - 2 
Rs. 9300 -34800 

with GP of 
Rs. 5400 / 


10 


Not Applicable 


Not Applicable 


Not Applicable 


By promotion , failing 
which by deputation 


13 


Not Applicable . 


By promotion : 5 years continuous regular service as Senior 
Statistical Assistant 


By Deputation : 
(a ) Officers under the CentralGovernment: 
(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent 

cadre /department ; or 
(ii) With 8 years service in the grade rendered after appointment 

thereto on regular basis in PB - 2 (Rs. 9300 - 34800 ) with GP of 
Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department (or 


(i) Secretary , UGC 

Chairman ; 
( ii ) Addi. Secretary , 

UGC ( To be nominated 

by Chairman , UGC ); 
( iii) Two outside experts ( To 

be nominated by 

Chairman , UGC ); 
( iv ) One representative of the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


CentralGovernment. 


with 3 years service in the grade rendered after appointment 
thereto on regular basis in PB - 2 (Rs. 9300 - 34800 ) with GP of 
Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre /department); 


AND 


(b ) Possessing the following qualifications: 

First or Second class Masters Degree in Statistics or 
Mathematics or Economics/Commerce (with Statistics as a 
subject) from a recognized University, with knowledge of 
computer applications/statistical packages . 
Desirable : Two years experience in data analysis and 
interpretation or in relevant field in a Central 
Government/State 
Government/Universities/PSU /Autonomous bodies. 


Note :(i) The period of deputation including the period of 
deputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other 
organization /department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed three years. 
( ii ) The Maximum age limit for appointment by deputation 
shall be ‘Not exceeding 56 years as on the last date of 
receipt of applications. 

Subject to variation dependent on workload . The year in which the indicated number exists should be given 
with in brackets 
Recruitment Rules For Senior Statistical Assistant in the University Grants Commission 

SECHEDULE 


3 
Group ‘ B 


Senior Statistical 
Assistant 


PB - 2 
Rs. 9300 - 34800 
with GP of Rs. 

4200 / 


Not 
Applicable 


* ( 1983 ) 


35 years (relaxable upto 5 
years for employees of 
Central Government, State 
Government, Universities, 
Autonomous Bodies and 
candidates belonging to the 
SC /ST/ OBC /PWD and 
other special categories of 
persons specified in the 
orders /instructions issued by 
the Central Government 
from time to time in regard 
to age relaxation ) 


10 


Not 


Two years 


Applicable 


| By direct recruitment 

(Written and Skill 
Test), failing which by 
deputation 


First or Second class Masters Degree in Statistics or 
Mathematics or Economics/ Commerce (with Statistics as 
a subject) from a recognized University , with knowledge 
of computer applications/ statistical packages . 
Desirable : 
Two years experience in data analysis and interpretation or 
in relevant field in a Central Government/State 
Government /PSU / Autonomous bodies /Universities. 


[ TT II , qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Not 


11 

13 
By Deputation 

Not Applicable 
( a ) Officers under the CentralGovernment 

Applicable . 
(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent 

cadre/department; or 
(ii) With 6 years service in the grade rendered after appointment therto on 

regular basis in PB -I (Rs. 5200 -20200 ) with GP of Rs. 2800 or 

equivalent in the parent cadre /department; and 
(b ) Possessing the qualifications and experience as per column(7 ) 

Note: i) The period of deputation including the period of deputation in 
another ex - cadre post held immediately preceding this appointment in the 
same or some other organization / department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed three years . 
ii) The maximum age limit for appointment by deputation shall be ‘Not 
exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications. 

Subject to variation dependent on workload. The year in which the indicated number exists should be given 
with in brackets 
Recruitment Rules For Stenograpeher in the University Grants Commission 

SECHEDULE 


1 


Stenographer 


13 


Group C 


Not Applicable 


(Year 2014 ) 


PB - I 
Rs. 5200 - 20200 
with GP of Rs . 

2400 / 


30 years (relaxable upto 5 years 
for employees of Central 
Government, State Government, 
Universities, Autonomous Bodies 
and candidates belonging to the 
SC /ST/ OBC /PWD and other 
special categories of persons 
specified in the 
orders/instructions issued by the 
Central Government from time to 
time in regard to age relaxation ) 


10 


8 
Not Applicable 


Two years 


Direct recruitment 
(Written and Skill 
Test) 


( a ) 12 " class pass or equivalent from a recognized 

Board or University . 
(b ) Skill Test Norms (Dictation : 10 mts @ 80 w .p .m . 

Transcription : 50 mts (Eng ), 65 mts (Hindi) on 

computer ) 
(c ) Knowledge of computer applications 


11 
Not Applicable 


12 
Not Applicable 


13 
Not Applicable . 


Recruitment Rules For Lower Division Clerk in the University Grants Commission 

SECHEDULE 


2 


| 126 


Lower Division 
Clerk 


3 
Group C 


(Year 2014 ) 


PB - I 
Rs.5200 - 20200 
with GP of Rs. 

1900 / 


Not 
Applicable 


30 years (relaxable upto 5 years for 
employees of Central Government, 
State Government, Universities , 
Autonomous Bodies and candidates 
belonging to the SC /ST / OBC /PWD 
and other special categories of 
persons specified in the 
orders/instructions issued by the 
Central Government from time to 
time in regard to age relaxation ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(1)] 


8 
Not Applicable 


9 
Two years 


10 
Direct recruitment 
(Written and Skill 
Test) 


(a ) 


(b ) 


Essential 
12th class pass or equivalent from a recognized 
Board or University 
A typing speed of 35 w .p.m . in English or 30 
w .p . m . in Hindi on computer. 
Knowledge of computer applications 
Desirable : 
Graduate from any recognized university 


(c ) 


11 


12 


13 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable . 


(i) 85 % by direct recruitment ; 
( ii ) 10 % of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff in the Grade 

Pay of Rs. 1800 and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have 
rendered 3 years regular service in the grade , on the basis of departmental qualifying 
examination . The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years . (50 
years of age for SC /ST); 
Note: If more of such employees than the no . of vacancies available under clause 
( ii ) qualified at the examination , such excess no . of employees shall be considered 
for filling the vacancies arising in the subsequent years so that employees qualifying 
at an earlier examination are considered before those who qualify at a later 

examination . 
(iii ) 5 % of the vacancies shall be filled on seniority -cum -fitness basis from Group C 

employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 
1800 / 


Recruitment Rules For Multi Tasking Staff in the University Grants Commission 

SECHEDULE 


6 . 


Multi Tasking 
Staff 


2 
70 
(Year 
2014 ) 


3 
Group C 


Not Applicable 


PB - I 
Rs.5200 -20200 
with GP of Rs. 

1800 / 


30 years (relaxable upto 5 years for 
employees of Central Government, 
State Government, Universities, 
Autonomous Bodies and candidates 
belonging to the SC /ST/ OBC /PWD 
and other special categories of 
persons specified in the 
orders/ instructions issued by the 
Central Government from time to 
time in regard to age relaxation ) 


10 


its 


Not Applicable 


Two years 


and 


Matriculation or 
equivalent examination . 


Direct Recruitment (Written 
Skill Test ) 


Nor Ablebee 


Neon Apotheke 


Not Applicable 


Not Applicable 


Not Applicable . 


[F . No . 4 -43/2014 -U1A ] 


S . S . SANDHU , Jt. Secy. 


HARINDRA 
KUMAR 


Digitally signed by 
HARINDRA KUMAR 
Date: 2016 .09.02 11 :02: 37 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


